निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 52 


5 पौष 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

26 दिसम्बर 2012 (ई ० ) 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-5 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग -8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 26 दिसम्बर 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


अधिसूचना 

18 दिसम्बर 2012 
सं 0 II / ई -101 / 1998-6519 - निबंधन अधिनियम , 1908 की धारा -5 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ने गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी, मुख्यालय खिजरसराय में वर्ष 2009-10 में अस्थायी रूप 
से पुनः स्थापित किये गये अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थायी रूप से अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि 
प्रहरी ( अराजपत्रित ) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित ) के एक - एक सृजित पद का वर्ष 2012-13 तक के लिए अवधि विस्तार की 
स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है । 
02. यह अधिसूचना विभागीय अधिसूचना सं0 322 दिनांक 03.02.2012 के क्रम में निर्गत की जा रही है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्रमा सिंह , अपर सचिव । 


सं ० II / ई -101 / 1998-6520 
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , 

(निबंधन ) 


प्रेषक , 

चन्द्रमा सिंह , 

सरकार के अपर सचिव 
सेवा में , 

महालेखाकार , बिहार , 
वीरचन्द पटेल पथ , 
पटना । 


पटना, दिनांक 18.12.2012 
विषयः- गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी मुख्यालय -खिजरसराय में वित्तीय वर्ष 2009-10 में अस्थायी रूप से पुनः 

स्थापित किये गये अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थाई रूप से अवर निबंधक 
( राजपत्रित ), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित ) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित ) के सृजित एक - एक पद का वर्ष 

2012-13 के लिए अवधि विस्तार के संबंध में । 
प्रसंग : - विभागीय अधिसूचना संख्या 322 दिनांक 03.02.2012 एवं स्वीकृत्यादेश सं 0 323 दिनांक 03.02.2012 
आदेश - स्वीकृत । 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचनाओं के क्रम में कहना है कि सरकार ने गया जिलान्तर्गत नीमचक 
बथानी मुख्यालय खिजरसराय में वर्ष 2009-10 में अस्थाई रूप से पुनः स्थापित किये गये अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त 
कार्यालय के लिए अस्थाई रूप से सृजित अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी ( अराजपत्रित) तथा आदेशपाल ( अराजपत्रित) के 
एक - एक पद का वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल अनुमानित व्यय रू 0. 7,44,509 / - ( सात लाख चौवालिस हजार पांच सौ नौ 
रूपये ) मात्र पर अवधि विस्तार के प्रस्ताव में अपनी स्वीकृति प्रदान की है । तत्संबंधी व्यय विवरणी संलग्न है । 

संबंधित अवर निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक उपर्युक्त पदों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे 
उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान "मुख्य शीर्ष 2030 स्टाम्प एवं पंजीकरण, उप मुख्य शीर्ष 03 
पंजीकरण , लघु शीर्ष 001 निदेशन एवं प्रशासन, उप शीर्ष 0002 जिला प्रभार " विपत्र कोड- N - 2030030010002 के 
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए उपबंधित राशि से किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अनुलग्नकः- यथावर्णित 

चन्द्रमा सिंह, अपर सचिव । 


02. 
03. 


बिहार गजट , 26 दिसम्बर 2012 


3 


अनुलग्नक : -1 

व्यय विवरणी 
गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी मुख्यालय -खिजरसराय में अस्थायी रूप से खोले गये नये अवर निबंधन कार्यालय 

पर वर्ष 2012-13 में होने वाले संभावित व्यय 


पदनाम 


ग्रेड वेतन 


क्रम 
सं ० 


वेतनबैंड 
( पुनरीक्षित ) 


कुल वार्षिक 


व्यय 


1 


2 


5 


6 


7 


पदों की 
संख्या 

3 
01 ( एक ) 
01 ( एक ) 
01 ( एक ) 


01. 


अवर निबंधक ( राजपत्रित ) 
रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित) 
आदेशपाल (अराजपत्रित) 


02. 


9,300-34,800 
4,440-7,440 
4,440-7,440 


4,800 
1,650 
1,650 


2,17,800 
73,080 

73,080 
3,63,960 


03. 


कुल योग 


2,17,800 
73,080 
73,080 


- 


1,56,816 

52,618 
52,618 


( 1) वेतन : 

01. पदाधिकारी 
02. रात्रिप्रहरी - 

03. आदेशपाल 
(2 ) महँगाई भत्ता (72 प्रतिशत ) 

01. पदाधिकारी 
02. रात्रिप्रहरी 

03. आदेशपाल 
( 3 ) मकान भाड़ा ( 7.5 प्रतिशत ) 

01. पदाधिकारी 
02. रात्रिप्रहरी 

03. आदेशपाल 
( 4) चिकित्सा भत्ता 

01. पदाधिकारी - 
02. रात्रिप्रहरी 

03. आदेशपाल 
( 5 ) आकस्मिक व्यय 

01. कार्यालय का मकान भाड़ा 

02. लेखन सामग्री 
( 6) अनावर्त्त व्यय , उपस्कर इत्यादि 


16,335 
5,481 
5,481 


- 


2,400 
2,400 
2,400 


49,000 
10,000 
25,000 
7,44,509 


कुल : 


व्यय का सारांश 


01. 
02. 
03. 


पदाधिकारी का वेतन , महँगाई भत्ता एवं अन्य व्यय 
रात्रिप्रहरी एवं आदेशपाल का वेतन, महँगाई भत्ता एवं अन्य व्यय 
आकस्मिक व्यय 


।।। 


3,93,351 
2,67,158 

84,000 


कुल : 


7,44,509 


( सात लाख चौवालिस हजार पांच सौ नौ रूपये मात्र) 


चन्द्रमा सिंह 
अपर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 26 दिसम्बर 2012 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

13 दिसम्बर 2012 
सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7370 / वा ० कर - श्री आदित्य नारायण , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए दालकोला जाँच चौकी पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7371 / वा 0 कर - श्री रणजीत कुमार सिन्हा, वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, जहानाबाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए जलालपुर जाँच चौकी पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7372 / वा 0 कर — श्री अजय कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, खगड़िया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए कर्मनाशा जाँच चौकी पर पदस्थापित किया जाता 


सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7373 / वा ० कर — श्री गोपाल कुमार अग्रवाल , वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति 
कोषागार पदाधिकारी, बांका को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए दालकोला जाँच चौकी पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7374 / वा ० कर - श्री अशोक चन्द्र श्रीवास्तव , वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति 
कोषागार पदाधिकरी , सीवान को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए कर्मनाशा जाँच चौकी पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7375 / वा ० कर - श्री अशोक कुमार यादव, वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, लखीसराय को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए कर्मनाशा जाँच चौकी पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7376 / वा ० कर - श्री ललीत कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, मधुबनी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए डोभी जाँच चौकी पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7377 / वा 0 कर — श्री सुरेन्द्र प्रसाद , वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए डोभी जाँच चौकी पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7378 / वा ० कर - श्री शंकर शर्मा, वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, नवादा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए जलालपुर जाँच चौकी पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7379 / वा 0 कर - श्री जफीर आलम , वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए डोभी जाँच चौकी पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7380 / वा0 कर — श्री मो 0 माईनुद्दीन, वाणिज्य - कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, बक्सर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए कर्मनाशा जाँच चौकी पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7381 / वा ० कर श्री युगल किशोर भारतीय, वाणिज्य कर पदाधिकारी 
सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए डोभी जाँच चौकी पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7382 / वा 0 कर- श्री सुरेन्द्र प्रसाद, वाणिज्य - कर पदाधिकारी कोषागार पदाधिकारी, 
नालंदा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए दालकोला जाँच चौकी पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7383 / वा ० कर - श्री राजेन्द्र सहनी, वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, सीतामढ़ी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए डोभी जाँच चौकी पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7384 / वा 0 कर — श्री विनोद कुमार झा , वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी, बेगुसराय को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए कर्मनाशा जाँच चौकी पर पदस्थापित किया जाता 


है । 


सं ० 


सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-7385 / वा ० कर - श्री रिपुंजय झा , वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी , समस्तीपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए जलालपुर जाँच चौकी पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

6 / गो0-34-03 / 2012-7386 / वा ० कर — श्री पंकज कुमार, वाणिज्य - कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी , अररिया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए दालकोला जाँच चौकी पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो ० शमीम , उप - सचिव । 


बिहार गजट , 26 दिसम्बर 2012 


5 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

19 दिसम्बर 2012 
सं 0 ई2-2-039- / 2010-7048-48वीं से 52 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार बिहार लोक सेवा 
आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्सर्थी श्री संतोष कुमार सिंह को निर्वाचन विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना सं ० 
ई2-1-85 / 2007-01 सह - पाठित ज्ञापांक 09 दिनांक 03 जनवरी 2011 द्वारा अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के पद पर 
नियुक्त किया गया है । उक्त के आलोक में श्री संतोष कुमार सिंह ने दिनांक 08 जनवरी 2011 (पूर्वाह्न) में अवर निर्वाचन 
पदाधिकारी ( परीक्ष्यमान ) के पद पर योगदान किया है तथा वर्तमान में वे अवर निर्वाचन पदाधिकारी ( परीक्ष्यमान ) के रूप में 
भोजपुर जिला के जगदीशपुर अनुमंडल में पदस्थापित है । श्री संतोष कुमार सिंह ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 16.11.2012 द्वारा 
अपने पूर्ववर्ती पदस्थापन विभाग, मंत्रीमंडल सचिवालय, भारत सरकार में अपनी सेवा वापसी करने के निमित्त अवर निर्वाचन 
पदाधिकारी के पद से दिनांक 03 दिसम्बर 2012 के प्रभाव से विरमित करने का अनुरोध करते हुए अपने पूर्ववर्ती विभाग के लिए 
विरमित करने का अनुरोध किया है । इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर के पत्र सं० 654 / निर्वा० दिनांक 28 
नवम्बर 2012 द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह के त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने संबंधित अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत श्री संतोष 
कुमार सिंह, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान), जगदीशपुर अनुमंडल, जिला - भोजपुर , आरा का त्यागपत्र ( Resignation) 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से स्वीकार किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
आर ० के ० प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचना 

4 दिसम्बर 2012 
सं 0 6 / अ ०प्र०-1-2 / 2012-18863 - श्री अरूण कुमार महतो, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल , 
छपरा को अपने कार्यो के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल , पटना का कार्य सम्पादन हेतु अगले आदेश तक के लिये 
प्राधिकृत किया जाता है । 
यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गोपाल नाराण सिंह, उप - सचिव । 


होगा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 41-571 + 50 - डी ० टी ० पी ० । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


